रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


गुारत = राजपत्र 


Che Gazette of india 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072024-255210 
CG-DL-E-05072024-255210 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 2467] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/आषाढ 13, 1946 
No. 2467] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ASHADHA 13, 1946 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 3 जुलाई, 2024 


का.आ. 2602(अ).--- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. १३४४ (अ ) तारीख १४ मार्च , २०२४ , जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (ii) A प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के दर्राग जिले में NH-52 के 
कि.मी. 30.00 से कि.मी.42.00 (चेगलियापारा टू डाकचौकी सेक्शन) तक के भूखण्ड पर "चौड़ीकरण/पेग्ड शोल्डर सहित 
2-लेन/4-लेन का बनाना आदि" , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०४ अप्रैल, 
२०२४ " को "नियमिया बार्ता" और "द असाम ट्रिब्यून" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


4000 GI/2024 (1) 


i) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
असम राज्य के दर्रांग जिले में NH-52 के कि.मी. ३०.०० से कि.मी.४२.०० (चेगलियापारा टू डाकचौकी सेक्शन) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: असम जिले का नाम: दर्रांग 
सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: मंगलदोई (Pt) 


गांव का नाम: सरु थेकेराबारी 


१६६६ पीपी) 0.1579|1 इंताज़ अली सो 
अफाजुद्दीन 2 हाफिजुर 
अली सो अफाजुद्दीन 3 
अफाज अली सो 
अफाजुद्दीन 4 मैनुल 
होक सो मैनउद्दीन 5 
मुकतर अली सो 
मैनउद्दीन 6 मैनउद्दीन 
अहमद सो मैनउद्दीन 7 
अनोवार हुसैन सो 
अशरफ 8 सहर बानू 
बेगम वो अशरफ 9 
अंजूर अली सो अमजेद 
10 अर्जु अली सो 


अमजेद 11 अजीजुल 
होक सो अमजेद 12 
ASAE अली सो 
अमजेद 13 मुकतर 
अली सो हरनुज 14 
मोसलेमुद्दीन सो 
माहिर 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


१९१६ पीपी) ॥फोरिंग 


गाव का नाम: बर कुमारपारा 


एलोटेड) फोरिंग 0.0682|निकुल डेका एँसओ 
Set डेका 


गांव का नाम: गेरिमारी 


एपी) बी फोरिनग 0.2796|1 घनकता डेका 2 
जोगेन डेका 3 कुलें 
डेका एसओ बेलीराम 


निजी (अप ) बी फोर्रिंग 0.4093|सोपोक केओट सो खंगी 


सरकारी 0.0669|1 श्री गणेश मंडल 
एस्‌ओ भुबन 


गांव का नाम: कमरपारा 


व का नाम: 
मिल 


Total 1.3712 


[फा .सं.- NH-12012/01/2020/AS/Zone-V/3D] 
अभय जैन, उप सचिव 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd July, 2024 


9.0. 2602(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, S. 0. 1344(E) Dated:14/03/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, 
Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc) 
Maintenance, management and operation of NH-52 in the stretch of land from Km 30.00 to Km 42.00 (Chegaliyapara 
to Dakchowki Section ) in the district of DARRANG in the state of ASSAM 


And whereas the substance of the said notification has been published in “NIYAMIYA BARTA” and “THE 
ASSAM TRIBUNE?” both dated 04th April, 2024 under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas no objections has been received from any person by the competent authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 
30.00 to Km 42.00 (Chegaliyapara to Dakchowki Section ) on the NH NO. 52 in the district of DARRANG in the 


state of ASSAM. 
State: ASSAM District: DARRANG 


Survey/Plot Type of Land Nature of 
Number Land 


Taluk: Mangaldoi (Pt) 


Village: Saru Thekerabari 


1666 Private (PP) LAHI 0.1579}|1 Intaz Ali So 
Afajuddin 2 Hafijur 
Ali So Afajuddin 3 
Afaj Ali So 
Afajuddin 4 Mainul 
Hoque So Mainuddin 
5 Muktar Ali So 
Mainuddin 6 
Mainuddin Ahmed 
So Mainuddin 7 
Anowar Hussain So 
Ashraf 8 Sahar Banu 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


Amjed 11 Ajijul 
Hoque So Amjed 12 


1912 Private (PP) FORING 0.1793}|Saurav Saikia So Lila 
Saikia 


1914 Private (PP FORING 0.01741]1 Maskadur Ali So 
LAND) 


Meher 2 
1916 Private (PP) 


Maslebuddin SO 
Village: Bar Kumarpara 


Meher 3 Hedayatulla 
Common (Alloted)||Foring 0.0682]|Nakul Deka SO Juran 
Deka 


0.0589॥1 Makibur Rahman 
So Mafi 2 Maslim 
Rahman So Mafi 3 
Sahjamal Sekh SO 
Samir 4 Md 
Sahiruddin Ahmed 
So Samsuddin 5 
Saifuddin Ahmed So 
Samsuddin 6 Samser 
Ali So Rahimuddin 7 
Sahabuddin So 
Rahimuddin 8 
Mansur Ali So 
Rahimuddin 9 
Mayabi Begum Wo 
Rahimuddin 


Ali So meher 
Village: Gerimari 


Private (AP) B FORING 0.2796}|1 Ghanakata Deka 2 
Jogen Deka 3 Kulen 
Deka SO Beliram 
Private (AP) B FORING 0.4093]|Sopok Keot So 
Khangi 
ey 369 Government BAO 0.0669}|1 Sri Ganesh Mandal 
SO Bhuban 


Village: Kamarpara 


225 Private 


10 226 Private B FORING 0.0535||1 Tankewsar Deka 2 


0.0802)|1 Tankewsar Deka 2 
Lankeswar Deka 3 
Bijoy Deka So 


Kandura 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Lankeswar Deka 3 
Bijoy Deka So 


[F. No: NH-12012/01/2020/AS/Zone-V/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.  sarvestikuma a 


